रजिस्ट्री सं . डी.एल.- 33004/99 


सं . 3494 ] 
No. 3494 ] 


- 


भारत 

राजपत्र 

The Gazette of India 


है ; 


yeyjar 

P 


सत्यमेव जयते 

का 


5226 GI GI / 2021 


सी . जी . डी . एल . अ . - 17092021-229748 

- 


CG - DL - E - 17092021-229748 


असाधारण 

EXTRAORDINARY 


भाग II– खण्ड 3 – उप- खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 – Sub - section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


REGD . No. D. L. -33004/99 


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 17 सितम्बर , 2021 

- 

का.आ. 3806 ( अ ) . – केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 क की उप - धारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2894 ( अ ) , तारीख 20 जुलाई , 2021 जो भारत के 
राजपत्र , असाधारण , भाग- II , खण्ड -3 , उपखण्ड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद 
शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग -730 C ( अल्लाहगंज - मीरानपुर कटरा - रड़ैता खण्ड ) को ग्रीन राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरिडोर 
परियोजना ( जीएनएचसीपी ) के अन्तर्गत निर्माण / चौड़ीकरण ( दो / चार लेन का बनाने आदि ) , अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन 
के लिये उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


नई दिल्ली , शुक्रवार , सितम्बर 17 , 2021 / भाद्र 26 , 1943 

NEW DELHI , FRIDAY , SEPTEMBER 17 , 2021 / BHADRA 26 , 1943 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 ( क ) की उप - धारा ( 3 ) के अधीन तारीख 30 जुलाई , 
2021 को “ अमर उजाला " ( हिन्दी ) और " हिन्दुस्तान टाइम्स " ( अंग्रेजी ) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


( 1 ) 


2 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3 ( घ ) की उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 ( घ ) 
की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 ( घ ) की उप - धारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


अनुसूची 

उत्तर प्रदेश राज्य के जनपद शाहजहाँपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग -730 C ( अल्लाहगंज - मीरानपुर कटरा - रड़ैता खण्ड तक ) के लिये 
अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा सरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण | 


राज्य का नाम : उत्तर प्रदेश 

जिले का नाम : शाहजहांपुर 

क्रमिक सर्वेक्षण संख्या भूमि का प्रकार भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
भूमि 
( हेक्टेयर में ) 

संख्या 

5 


1 


N 


12 


3 


4 


1 


111 


2 

तालुक का नाम : तिलहर 

गांव का नाम : खुदागंज बांगर 


14 


31 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


32 


अन्य 


3 


सरकारी 


अन्य 


सरकारी 


4 


कृषिक / अकृषिक 0.152 


अकृषिक 


का क्षेत्रफल भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


अकृषिक 


0.006 


कृषिक / अकृषिक 0.006 


0.003 


6 


ओमकार , नन्दराम पुत्रगण नत्थू व 
सूरजपाल , गयाप्रसाद , रामनिवास , 
| रिषीपाल पुत्रगण राम भरोसे व श्रीमती 
अंगनी पत्नी राम भरोसे व राधेलाल पुत्र 
मुन्नलाल व श्यामजी , रामजी पुत्रगण 
वीरेन्द्रकुमार नि . ग्राम एवं आवादी 


( ) 

आबादी 

( 


अनिलकुमार जैन , युनीलकुमार जैन , 
अतुलकुमार जैन पुत्रगण हरनामदसा जैन 
व मुकेशजैन , मनीशजैन पुत्रगण 
रामाधारजैन व दीप्ति जैन पत्नी मुकेश 
जैन व यशीजैन पत्नी मनीश जैन नि . ग्राम 
एवं सड़क 
( ) 

आवादी ( ) 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


LO 


5 


CO 


6 


8 


34 


7 40 


9 


35 


41 


71 


10 72 


निजी 


निजी 


सरकारी 


निजी 


निजी 


निजी 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कृषिक 


कृषिक 


अकृषिक 


कृषिक 


कृषिक 


कृषिक 


0.0195 


0.026 


0.004 


0.025 


0.05 


0.0125 


राजेन्द मोहन पुत्र रमेशचन्द नि . ग्राम 

( ) 


श्रीमती कमला देवी पत्नी देवीसरन 
अग्रवाल व अनिलकुमार पुत्र देवीसरन 
अग्रवाल नि . ग्राम व मुन्नू पुत्र मेहरवान 
नि . ग्राम लक्ष्मीपुर 

| 0 


रास्ता 

( 


| श्रीमती राममूर्ति पत्नी रामकुमार नि . 

ग्राम 

| 0 


3 


घनश्याम भूषण , हरीभूषण पुत्रगण 

वृजविहारीलाल व मु . सुनीता पत्नी 
दयाधिकारिणी चन्द्रभूषण व विशनू 
भूषण पुत्र बृजबिहारी लाल नि . ग्राम व 
गोविन्द कृष्ण , बालकृष्ण पुत्रगण 
रामभूषण व हिमान्शु गुप्ता पुत्र 
गोपालकृष्ण व किरनलता पत्नी 
गोपालकृष्ण व मनमोहन पुत्र रघुवीर 
सरन नि . मो . कायस्थान खुदागंज व 
हरीमोहन पुत्र रघुवीर सरन नि . 
लक्ष्मीपुर व छुट्टन अली पुत्र फुंदन अली 
नि . ग्राम पिपरिया उदयभानपुर , परगना 
निगोही , तहसील तिलहर , जिला शाह . 

| ( 


घनश्याम भूषण , हरीभूषण पुत्रगण 
वृजविहारीलाल व मु . सुनीता पत्नी 
दयाधिकारिणी चन्द्रभूषण व विशनू 
भूषण पुत्र बृजबिहारी लाल व गोविन्द 
कृष्ण , बालकृष्ण पुत्रगण रामभूषण व 
हिमान्शु गुप्ता पुत्र गोपालकृष्ण व 
किरनलता पत्नी गोपालकृष्ण नि . मो . 
कायस्थान खुदागंज व वालकृष्ण पुत्र 
रामभूषण व अवधेश कुमार पुत्र 
घनश्याम भूषण व राजीव , विपिन , 
विकास पुत्रगण हरीभूषण नि . ग्राम 

( ) 


4 


11 | 77 


12 


78 


13 8 


14 80 


15 181 


16 87 


निजी 


सरकारी 


अन्य 


निजी 


निजी 


निजी 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


कृषिक 


अकृषिक 


कृषिक 


कृषिक / अकृषिक 0.012 


कृषिक 


0.0675 


कृषिक 


0.03 


0.0994 


0.119 


[ PART II— SEC . 3 ( ii ) ] 

झूमक लाल पुत्र विहारी लाल व श्रीमती 
सोमवती पत्नी स्व . जमादार सिंह नि . 
हसनपुर व वुद्धसेन पुत्र सुन्दरलाल व 
समीर कुमार पुत्र राम प्रकाश व 
वीरेन्द्रकुमार पुत्र राधेलाल व राजेन्द्र 
सिंह पुत्र मुन्नालाल नि . ग्राम 

0 


0.005 


आवादी 

( 

अतहर वेग , मुतहर वेग पुत्रगण अख्तर 

| वेग व सायरा वेगम पत्नी इक्तदार आलम 
व फैजान आलम , शहबान आलम पुत्रगण 
इक्तदार आलम व फीरोज खातून पत्नी 
एहतशाम आलम व मो . गुफरान आलम , 
फरहान आलम , कामरान आलम पुत्रगण 
एहतशाम आलम व इकतफाम आलम , 
अखलाख आलम पुत्रगण शफी अहमद 
नि . जलालपुर व वनवारी लाल पुत्र होरी 
लाल व राम प्रकाश शर्मा पुत्र रामभरोसे 
लाल नि . ग्राम एवं सड़क 

( ) 


इश्तयाक , शमशाद , इरशाद पुत्रगण 
अहमद खॉ व राशिद खाँ , आशिक 
खॉ , तौसीफ खॉ पुत्रगण मुश्ताक खॉ व 
श्रीमती लईमन पत्नी मुश्ताक खाँ व 
असलम , फीरोज , सिकन्दर , अजीम , 
सलीम पुत्रगण इकवाल खा व शायदो 
वेगम पत्नी इकवाल खा नि . ग्राम 

0 


जगदीश सिंह एड . पुत्र रामचन्द्र सिंह 
नि . उखरी व ज्वालाप्रसाद , नोखे लाल , 
पुत्रगण गुलजारी व वीरसहाय , नन्हेलाल , 
पूरनलाल पुत्र डालचन्द्र उर्फ डल्लू व 
वहादुर पुत्र जैनरायन नि . ग्राम 
( ) 


कमलादेवी पत्नी नत्थूलाल व राजेश्वरी 
देवी पत्नी ओमप्रकाश पुत्री रामस्वरूप 
नि . लक्ष्मीपुर कस्वा खुदागंज व ममता 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कुल 


0.6369 


| मिश्रा पत्नी राज कुमार मिश्रा नि . मो . 
रामबाग कस्बा खुदागंज 

| ( ) 


5 


[ . . PIU / MORT & H / LA / SZP / 2020-21 / 3D ] 
राजेश गुप्ता , निदेशक 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 17th September , 2021 


S.O. 3806 ( E ) .— Whereas by the notification number S.O. 2894 ( E ) dated 20th July , 2021 of the 
Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways published in Gazette of India , Extraordinary , 
Part - II , Section 3 , Sub - section ( ii ) issued under sub - section ( I ) of section 3 ( A ) of the National Highways Act , 1956 
( 48 of 1956 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) , the Central Government declared its intention to acquire the land 
specified in the Schedule annexed to the said notification for building ( widening / four - laning , etc. ) , maintenance , 
management and operation of National Highway - 730C ( Allahganj - Miranpur Katra - Radhaita Section ) in district 
Shahjahanpur , in the State of Uttar Pradesh under Green National Highway Corridor Project ( GNHCP ) ; 


And whereas the substance of the said notification has been published in " Amar Ujala ” ( Hindi ) and 
" Hindustan Times " ( English ) both dated 30th July , 2021 under sub - section ( 3 ) of section 3 ( A ) of the said Act . 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas , in pursuance of sub - section ( 1 ) of section 3 ( D ) of the said Act , the competent authority has 
submitted its report to the Central Government ; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1 ) of section 3 ( D ) of the said Act , the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further , in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3 ( D ) of the said Act , the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall 
vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances . 


6 


State : UTTAR PRADESH 

Sr. 

No. 


1 


2 


m 


4 


5 


6 


7 


8 


1 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure , falling within the stretch of land from 
Allahganj - Miranpur Katra - Radhaita Section of the National Highway - 730C in district Shahjahanpur in the State of 

Uttar Pradesh . 


10 


111 


14 


31 


32 


Taluk : Tilhar 

Village : Khudaganj Bangar 


34 


35 


40 


41 


Survey 
Number 


71 


72 


2 


Type of Land 


Common 


Government 


Common 


3 


Private 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Government 


Private 


Private 


Private 


Private 


SCHEDULE 


District : SHAHJAHANPUR 

Nature of Land 


4 


Agricultural / Non 
Agricultural 


Agricultural / Non 
Agricultural 


Non Agricultural || 0.006 


Agricultural 


Agricultural 


Non Agricultural 0.003 


Area in 
Hectare 


Agricultural 


0.152 


Government | Non Agricultural || 0.004 


Agricultural 


Agricultural 


0.006 


0.0195 


0.026 


0.025 


0.05 


0.0125 


[ PART II SEC . 3 ( ii ) ] 


5 


Name of the Land Owner / Interested 
Person 

Part Survey No. 

6 


Omkar , Nandram S / o Natthu & 
Surajpal , Gayaprasad , Ramnivas , 
Rishipal S / o Ram Bharose & Smt . 
Angani w / o Ram Bharose & Radhelal 
S / o Munnlal & Shyamji , Ramji S / o 
Virendkumar R / o Vill . and Aawadi 
Aawadi 


Anilkumar Jain , Yuneelkumar Jain , 
Atulkumar Jain S / o Harnamdasa Jain 
& Mukesh Jain , Manish Jain S / o 
Ramadharjain & Dipti Jain w / o 
Mukesh Jain & Yashi Jain w / o Manish 
Jain R / o Vill . and Sadak . 


Aawadi 

Rajend Mohan S / o Rameshchand R / o 
Vill . 


Smt . Kamla Devi w / o Devisaran 
Agrawal & Anilkumar S / o Devisaran 
Agrawal R / o Vill . & Munnu S / o 
Meharwan R / o Vill . Lakshmipur 
Rasta 


Smt . Rammurti w / o Ramkumar R / o 
Vill . 


Ghanshyam Bhushan , Haribhushan S / o 
Vrijviharilal & Mu . Sunita w / o 
Dayadhikarini Chandrabhushan & 
Vishnu Bhushan S / o Brijbiharilal R / o 
Vill . & Govind Krishna , Balkrishna 
S / o Rambhushan & Himanshu Gupta 
S / o Gopalkrishna & Kiranlata w / o 
Gopalkrishna & Manmohan , 
Harimohan S / o Raghuveer Saran R / o 
Moh . Kayasthan Khudaganj & 
Chhuttan Ali S / o Fundan Ali R / o Vill . 
Pipriya Udaybhanpur , Pargana Nigohi , 
Teh . Tilhar , District Shahjahanpur . 


Ghanshyam Bhushan , Haribhushan S / o 
Vrijviharilal & Mu . Sunita w / o 
Dayadhikarini Chandrabhushan & 
Vishnu Bhushan S / o Brijbiharilal & 
Govind Krishna , Balkrishna S / o 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii ) ] 


11 77 


12 78 


13 


14 80 


15 81 


16 


87 


Private 


Common 


Private 


Government Non Agricultural 0.03 


Private 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Private 


Agricultural 


Agricultural / Non 
Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


Agricultural 


0.0675 


TOTAL 


0.012 


0.0994 


0.119 


0.005 


0.6369 


Rambhushan & Himanshu Gupta S / o 
Gopalkrishna & Kiranlata w / o 
Gopalkrishna & Manmohan , 

Harimohan S / o Raghuveer Saran R / o 
Moh . Kayasthan Khudaganj & 

Walkrishn S / o Rambhushan & Avdesh 
Kumar S / o Ghanshyam Bhushan & 
Rajeev , Vipin , Vikas S / o Haribhushan 
R / o Vill . 


Jhumak Lal S / o Vihari Lal & Smt . 
Somwati w / o Late Jamadar Singh R / o 
Hasanpur & Vuddhsen S / o Sunderlal 
& Sameer Kumar S / o Ram Prakash & 
Virendrakumar S / o Radhelal & 
Rajendra Singh S / o Munnalal R / o Vill . 
Aawadi 


7 


Atahar Veg , Mutahar Veg S / o Akhtar 
Veg & Sayara Vegam w / o Iktdar Alam 
& Faijan Alam , Shahban Alam S / o 
Iktdar Alam & Firoj Khatoon w / o 
Ehatsham Alam & Mo. Gufran Alam , 
Farhan Alam , Kamran Alam S / o 
Ehatsham Alam & Ektafaam Alam , 
Akhlakh Alam S / o Shafi Ahmed R / o 
Jalalpur & Vanwari Lal S / o Hori Lal & 
Ram Prakash Sharma S / o Rambharose 
Lal R / o Vill . and Sadak 


Ishtayak , Shamshad , Irshad S / o Ahmad 
Kha & Rashid Kha , Ashik Kha , 
Tauseef Kha S / o Mushtak Kha & Smt . 
Layeeman w / o Mushtak Kha & Aslam , 
Firoj , Sikandar , Ajeem , Saleem S / o 
Iqval Kha & Shayado Vegam w / o 
Iqval Kha R / o Vill . 


Jagdeesh Singh Ad . S / o Ramchandra 
Singh R / o Ukhari & Jwalaprasad , 
Nokhe Lal S / o Guljari & Veersahay , 
Nanhelal , Pooranlal S / o Dalchandra 
Urf Dallu & Vahadur S / o Jainarayan 

R / o Vill . 


Kamladevi w / o Natthulal & 
Rajeshwari Devi w / o Omprakash D / o 
Ramshwaroop R / o Lakshmipur Kasba 
Khudaganj & Mamta Mishra w / o Raj 
Kumar Mishra R / o Mo. Rambag Kasba 
Khudaganj . 


[ F. No. PIU / MORT & H / LA / SZP / 2020-21 / 3D ] 


RAJESH GUPTA , Director 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOKKUMAR 

Date : 2021.09.17 22:35:40 + 05'30 ' 


